सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 कार्तिक , 1943 ( श ० ) ) 


संख्या -557 राँची , मंगलवार , 


9 नवम्बर , 2021 ( ई ० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 

( आपदा प्रबंधन प्रभाग ) 


आदेश 


8 नवम्बर 2021 


o 


संख्या -01 / स्था . ( RTI ) -08/2021 -710 -- आ.प्र . सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा 
5 ( i ) , 5 ( ii ) एवं 19 ( i ) के अंतर्गत गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( आपदा प्रबंधन प्रभाग ) , झारखण्ड , 
राँची के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी , जन सूचना पदाधिकारी एवं सहायक जन सूचना पदाधिकारी को 
निम्न रूप से नामित किया जाता है , जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को 
निस्तारण करेंगे : 
( i ) श्री अमरेश कुमार नीरज , 

प्रथम अपीलीय पदाधिकारी 
सरकार के अवर सचिव 
( ii ) श्री सुनील कुमार झा , 

जन सूचना पदाधिकारी 
सरकार के अवर सचिव 
( iii ) 

सहायक जन सूचना पदाधिकारी 
प्रशाखा पदाधिकारी 


श्री दिलीप कुमार , 


2 


2 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 9 नवम्बर , 2021 
इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय कार्यालय आदेश सं . - 07 सहपठित ज्ञापांक -170 दिनांक 
28.02.2019 को रद्द किया जाता है | 

प्रस्ताव पर सचिव का आदेश प्राप्त है । 


3 . 


सुशील कुमार , 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 557 50 


